निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 500 ) 


7 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 28 जून 2013 


शिक्षा विभाग 


- - 


- - 


अधिसूचना 

12 फरवरी 2013 
सं0 10 / व 1 - 53 / 2011 मा0 -171 — मदरसा इसलामिया शमशुल होदा, पटना के शासी निकाय के पुनर्गठन 
से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 451 दिनांक 04.07. 2006 को रद्द करते हुए निम्नांकित सदस्यों के साथ मदरसा 
इसलामिया शमशुल होदा, पटना के शासी निकाय को पुनर्गठन अधिसूचना निर्गत की तिथि से 03 ( तीन ) वर्षों तक 
अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो , किया जाता है : 
01. आयुक्त, पटना प्रमण्डल , पटना - 

अध्यक्ष 
02. प्राचार्य, मदरसा इसलामिया शमसुल होदा, पटना - 

पदेन सदस्य ( सचिव ) 
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमण्डल , पटना - 

पदेन सदस्य 
विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग , पटना विश्वविद्यालय , पटना - पदेन सदस्य 
मो० कासिम , वरीय सहायक मौलवी, शिक्षक प्रतिनिधि - 

सदस्य 
प्रो0 नुरूल वारिस मोतवल्ली, नुरूलहोदा वक्फ ट्रस्ट - 

पदेन सदस्य 
डॉ0 अहमद अब्दुल हई, एक्जीविशन रोड, पटना - 

संस्थापक परिवार से संबंधित सदस्य 
श्री शमसुल होदा, जमाल रोड, पटना - 

संस्थापक परिवार से संबंधित सदस्य 
श्री नसर वारसी, अधिवक्ता, राजेन्द्र नगर, पटना - 

सदस्य 
10. मो0 शफी मशहदी, पटना - 

सदस्य 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 500 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


